सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 ज्येष्ठ, 19 3 8 ( श०) 


संख्या 554 राँची , सोमवार , 


13 जून , 20 16 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 


अधिसूचना 
2 जून , 2016 


संख्या- 3/ पद- 1( क)- 01 / 2016 का .. 4657 - वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन 
विभाग , झारखण्ड , राँची से सेवा प्राप्त श्री वी० भाष्करण , भा0व0से0 ( झा - 2009) को अगले 
आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद , खूटी के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 3/ पद - 1( क)- 01 / 2016 का .. 4658--वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन 
विभाग, झारखण्ड, राँची से सेवा प्राप्त श्री मनीष कुमार तिवारी, भा०व०से० ( झा - 2013 ) को 
अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद , 
पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार 13 जून , 2016 


संख्या- 3/ पद- 1(क) - 01 / 2016 का .. 4659--उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद , खूटी के पद पर पदस्थापित श्री शशिधर मंडल , झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 556 / 03 , गृह जिला. सिंहभूम) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक प्रबंध निदेशक , खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार ( माडा ) , धनबाद के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 1(क) - 01 / 2016 का .. 4660--उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद , पाकुड़ के पद पर पदस्थापित श्री दिलीप कुमार टोप्पो , 
झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 553/ 03 , गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक संयुक्त निर्वाचन आयुक्त , राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


LO 


संख्या- 3/ पद- 1( क) - 01 / 2016 का .. 4661-- श्री श्रीपति गिरि , झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 678 / 03, गृह जिला. रोहतास), निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , साहेबगंज को आयुक्त के सचिव , उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल , 
हजारीबाग के पद पर पदस्थापन संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या- 11026 दिनांक 
28 दिसम्बर, 2015 एवं अधिसूचना संख्या 1656 दिनांक - 23 फरवरी, 2016 को 
विलोपित किया जाता है | श्री गिरि निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज के पद पर यथावत बने रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 5 5 4 – 50 । 


